सत्यमेव जयते 


ANA-V 


•LNOd 


OFT 


HAR 


Haryana Government Gazette 

EXTRAORDINARY 
Published by Authority 


© Govt. of Haryana 


No. 4 - 2018/ Ext. ] CHANDIGARH, WEDNESDAY , JANUARY 10, 2018 ( PAUSA 20 , 1939 SAKA) 


हरियाणा सरकार 
उद्योग एवं वाणिज्य विभाग 

अधिसूचना 

दिनांक 10 जनवरी, 2018 
क्रमांक 26/ 01/ 2018- 1IB- 1. – जबकि, विभिन्न कार्यों / सम्पतियों के संचालन तथा रख रखाव की सेवाओं का 
वनियमन, हरियाणा पी . डब्लयू. डी . कोड़, हरियाणा सरकार के यादि क्रमांक संख्या 9 / 16 / 05 - 3 बी . एण्ड. आर. ( डब्ल्यू ) 
दिनांक 19 अक्तुबर , 2009 ( प्रथम नवम्बर, 2009 से लागू ), में परिभाषित है, जिसमें कर्तव्य व दायित्व विभिन्न स्तर के 
अधिकारियों को सौंपे गये हैं , और कि हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं संरचना विकास निगम लिमिटेड राज्य सरकार का एक 
उपक्रम है तथा यान्त्रिकी कार्यों में मुख्य रूप से हरियाणा पी . डब्लयू. डी. कोड़ के प्रावधानों व हरियाणा पी . डब्ल्यू. डी . के विनिर्देशों 
का अनुसरण करता है । 

अब, हरियाणा के राज्यपाल द्वारा 1 नवम्बर, 2009 से एतद् द्वारा हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं संरचना विकास निगम 
लिमिटेड ( HSIIDC ) के औद्योगिक क्षेत्र डिवीजन से क्षेत्रीय कार्यालय प्रभारियों को विभागाध्यक्ष नामित करते हैं अर्थात् अतिरिक्त 
महाप्रबन्धक / उप – महाप्रबन्धक / सहायक महाप्रबन्धक / वरिष्ठ प्रबन्धक को कार्यों / परिसम्पतियों के अपने सम्बन्धित क्षेत्रधिकार 
के अन्दर परिचालन एवं अनुरक्षण का विनियमन करने तथा जल (प्रदूषण की रोकथाम) अधिनियम , 1974 (1974 का केन्द्रीय 
अधिनियम – 6 ) सहित लागू विभिन्न अधिनियमों, अधिनियमों के अधीन बनाये गये नियमों , विनियमों, उपविधियों या किन्हीं 
हिदायतों के सन्दर्भ में तथा लागूकरण के लिए पदाभिहित करते हैं तथा आगे निम्नलिखित निबन्धन विनिर्दिष्ट करते हैं अर्थात् : 
( 1) एच. एस. आई. आई . डी . सी . के औद्योगिक क्षेत्र डिवीजन से अतिरिक्त महाप्रबन्धक / उप – महाप्रबन्धक / सहायक 

महाप्रबन्धक / वरिष्ठ प्रबन्धक से तातर्प्य है , एक औद्यागिक सम्पदा / औद्यागिक माडल टाउनशिप का प्रभारी 
अधिकारी, जिसको इस तात्पर्य के लिए एच. एस . आई. आई . डी . सी . द्वारा एक आदेश के माध्यम से प्रभारी 
घोषित किया गया है । 
“ कार्य / सम्पति ” से तात्पर्य है , सार्वजनिक सेवाएँ प्रदान करने के लिए संरचना अथवा संस्थापना जैसे कि 
नलकूपों, जल - संकर्मों, पम्पिंग - स्टेशनों, पाइपलाईनों तथा उपांन्गो, संयुक्त दूषित जल - उपचार संयन्त्रों 
( CETPs ) / मल - शोधन सयंत्रों (STPs ), मल दूषित जल प्रणाली, बरसाती पानी नाली, बरसाती जल पम्पिंग 
स्टेशनों । 


सुधीर राजपाल , 
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार , 
उद्योग एवं वाणिज्य विभाग , हरियाणा । 


( 91) 


HARYANA GOVT. GAZ. ( EXTRA.), JAN . 10 , 2017 (PAUS. 20, 1939 SAKA ) 


HARYANA GOVERNMENT 
INDUSTRIES & COMMERCE DEPARTMENT 

Notification 

The 9th January, 2018 
No. 26 /01/ 2018 - 11B . - Whereas the regulation of the services of operation and maintenance of various 
works/assets are defined in the Haryana PWD Code , notified vide Haryana Government memo No. 9 / 16 /05 -3 
B & R ( W ) , dated the 19th October, 2009 (applicable with effect from 1st November, 2009), wherein , the duties and 
responsibilities are assigned to various levels of officers and that Haryana State Industrial and Infrastructure 
Development Corporation Limited (HSIIDC ) is a State Government undertaking and is executing/maintaining the 
engineering works following broadly the provisions of Haryana PWD Specification and the Haryana PWD code. 

Now , the Governor of Haryana with effect from the 1st November, 2009 hereby designates the field offices 
incharge from Industrial Area Division of HSIIDC , that is Additional General Manager/Deputy General 
Manager /Assistant General Manager/ Senior Manager as the Head of the Department for regulating operation 
& maintenance and repair within their respective jurisdictions of works/ assets as well as in the context and 
application of various acts and rules regulations, bye-laws framed under the Acts or any instructions including water 
(Prevention & Control of Pollution ) Act, 1974 (Central Act 6 of 1974 ) and further specifies the following terms, 
namely : 

Additional General Manager /Deputy General Manager /Assistant General Manager/ Senior Manager 
from Industrial Area Division of HSIIDC , shall mean an officer incharge of an Industrial Estate / 
Industrial Model Township , who has been declared incharge as such through an order issued by 
HSIIDC to this effect. 
" Work /Asset " shall mean structure or installation such as tube -wells , water -works , pumping-stations, 
pipe- lines and appurtenances, common effluent treatment plants/ sewerage treatment plants, sewerage 
system , storm -water drains, storm -water pumping-stations for providing public services . 


( ii) 


SUDHIR RAJPAL , 
Principal Secretary to Government 
Industries & Commerce Department, Haryana 


55905 — C . S. - H .G .P ., Chd . 


